सत्यमेव जयते 

झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

9 ज्येष्ठ , 1944 ( श ० ) 

30 मई , 2022 ( ई ० ) 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
23 मई , 2022 

संख्या- 1 / पी०- 104/2014 का ० - 3226-- सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी . , भा.प्र.से. ( झा : 2003 ) अगले आदेश तक अपने 
कार्यों के साथ सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1 / पी०-104 / 2014 का ० - 3227 --उत्पाद आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री अमीत कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2010 ) ( अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड विभरेज 
कॉरपोरेशन , राँची तथा निदेशक , खान , झारखण्ड , राँची ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध 
निदेशक , झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि ० , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 252 -- 50 


संख्या 


252 राँची , सोमवार , 

- 


